निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 785 ) 


12 आश्विन 1935 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 4 अक्तूबर 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2013 
सं0 नि० प्रा० / नि० 1 - 03/ 2011 खंड- II - 1072 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा - 14 ( क ) 
में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या - 1273 दिनांक 01. 03 .2012 के क्रम में 
उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि 
समाप्त होने वाली है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना 


और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न परिशिष्ट - 1 में अंकित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी 
समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा - 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट -2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट -1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी 
उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 12.11.2013 
( मंगलवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / 
नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार 
द्वारा अपने पत्र संख्या - 961 दिनांक 30. 08. 2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ तिथि दिनांक 31. 07. 2013 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 
निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 21. 09. 2013 को सबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों 
द्वारा किया जा चुका है । 

बिहार सहकारी सोसाईटी ( संशोधन ) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06 , 2013 ) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की 
धारा - 14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का 
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा : 

सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ( दो ) 
स्थान , पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान आरक्षित किये 
जायेंगे । 


( ii ) 


उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी । 


(iii ) 


अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं , तो आरक्षित पद खाली रहेंगे। 


(iv ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए 

अलग - अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम , किन्तु 50 प्रतिशत 
से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं , स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित 
किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है , तो ये पद खाली रहेंगे । 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को 
छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं , उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत 
के यथाशक्य निकटतम , किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं , स्थान महिलाओं के लिए 
आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के 
अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी 
अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है । अगर इस 

कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं , तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे। 
निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र - 1 
( परिशिष्ट - 3 ) में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 09. 10. 2013 ( बुधवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है , उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन 
पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र- 2 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 3 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स 
( 0612-2231562, 2215089 ) अथवा ई -मेल ( bseapatna @ gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 

परिशिष्ट - 1 
समितियों की विवरणी जिनके निर्वाचन देय हैं : 

CEDN प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 


क्र० 


जिला का 


प्रखंड 


नाम 


पूर्वी चम्पारण 


मोतिहारी 


OT18ES160470 | खुदानगर फल - सब्जी उत्पादक स. स. लि . 


| पूर्वी चम्पारण 


चिरैया 


OT18ES070471 | चिरैया प्राथमिक बुनकर स. स. लि . 


पूर्वी चम्पारण 


चिरैया 


OT18ES070472 | बटौआ प्राथमिक बुनकर स.स.लि . 


पूर्वी चम्पारण 


चिरैया 


OT18ES070473 | मंगुरांहां प्राथमिक बुनकर स. स. लि . 


पूर्वी चम्पारण 


घोड़ासहन 


OT18ES090474 | गुरमिया घोड़ासहन प्राथमिक बुनकर स. स. लि . 


पूर्वी चम्पारण 


पारण 


घोड़ासहन 


OT18ES090475 | जनता जगीराहा प्राथमिक बुनकर स. स. लि . 


पूर्वी चम्पारण 


मधुबन 


OT18ES140476 | गुलबारा मधुबन ग्रामोदय स. स. लि . 


8 


पूर्वी चम्पारण 


चकिया 


OT18ES050477 


मधुबन वेदीवन पैक्स 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200491 


बैंक ऑफ इण्डिया ऑफिसर्स को - ऑपरेटिव 
सोसाइटी लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200492 | जेनिथ सहकारी गृह निर्माण स.लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200493 | सुख संसार सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200494 


मिथिलांचल सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200495 


| नव त्रिमुर्ति सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना पूर्वी 

लोहानीपुर, पटना - 30 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200496 


अपना घराना सहकारी गृह निर्माण स. लि ., बिरला 
मंदिर रोड, पटना - 04 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200497 


नवनीत सहकारी गृह निर्माण स. लि ., नवनीत 
हाउसिंग कॉलनी, हनुमाननगर, पटना - 20 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200498 


एन . आई. टी . कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण 
समिति लिमिटेड, पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200499 | डी . डी . सहकारी गृह निर्माण स . लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200500 


जन जागरण सहकारी गृह निर्माण स . लि ., ए. - 63 , 
पी . सी . कालोनी, कंकड़बाग, पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200501 | शान सहकारी गृह निर्माण स. लि ., सब्जीबाग , 

पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 


जिला का 


प्रखंड 


CEDN 


प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 


नाम 


20 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200502 


| ग्रैंड सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


21 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200503 | सुमन सहकारी गृह निर्माण स. लि ., मीठापुर, पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200504 


| पार्वती महिला विकास सहयोग समिति लि . , 
कंकड़बाग, पटना 


23 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200505 


श्री कण्ठ नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि ., 
दरियापुरगोला, पटना 


24 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200506 


आनन्द ग्राम चिडैयाँटार सहकारी गृह निर्माण 
स. लि ., चिडैयाटार, वार्ड नं . - 33, पटना 


25 


पटना 


पटना सदर 


। 


OT18PT200507 


अरूणोदय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि ., वार्ड 
नं . - 16 


26 


। 


पटना 


पटना सदर 


| OT18PT200508 | न्यू यारपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि ., मिठापुर , 

वार्ड नं . - 16, पटना 


27 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200509 


करविगहिया सहकारी उपभोक्ता भंडार लि ., वार्ड 
नं . - 29 


28 


पटना । 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200510 


एल . आई. सी . को थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सो .लि ., जीवन 
प्रकाश फ्रेजर रोड, पटना 


29 


पटना 


पटना 


। 


मसौढ़ी 


OT18PT150511 


ब्रम्हर्षि नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि ., 
मसौढ़ी 


30 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200512 | कमजोर पिछड़ा वर्ग सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 


31 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200513 


विकास सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200514 


दी पायोनियर को . हाउसिंग सो. लि ., द्वारिकापुरी , 
हनुमाननगर, कंकड़बाग , पटना 


33 


पटना 


पटना सदर 


। 


OT18PT200515 


शाहिन हाउसिंग सोसाइटी लि ., राजापुर मैनपुरा , 
पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200516 


उद्यन सहकारी गृह निर्माण स. लि ., कंकड़बाग , 
पटना 


35 


| 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200517 


जनता नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि ., बी - 30 , 
कंकड़बाग , पटना - 20 


36 


पटना 


। 


पटना सदर 


OT18PT200518 | अजन्ता निकेतन सहकारी गृह निर्माण स. लि . 


37 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200519 


| आशियाना को . हाउसिंग सो . लि . 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 


जिला का 


प्रखंड 


CEDN 


प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 


नाम 


38 


पटना 


पटना सदर 


शिवा सहकारी गृह निर्माण स. लि . 


39 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200521 | मैत्री सहकारी गृह निर्माण स. लि . 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200522 


महामना मदन मोहन मालवीय सहकारी गृह निर्माण 
स. लि ., पुरन्दरपुर , पटना 


41 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200523 


वेद नगर सहकारी गृह निर्माण स.लि . 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200524 


| शान्तिकुंज सहकारी गृह निर्माण स. लि ., संगम 
मार्केट फुलवारीशरीफ , पटना 


43 


. 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200525 


आशीष सहकारी गृह निर्माण स. लि ., आनन्द नगर, 
गंगा ब्रीज बिस्कोमान कॉलनी, पटना - 7 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200526 | मौर्य बिहार सहकारी गृह निर्माण स. लि ., खाजपुरा , 

पटना - 14 


45 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200527 


न्यू आईडियल सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200528 


| आलोक सहकारी गृह निर्माण स. लि ., न्यू 
ए . जी . कालोनी, सगुना मोड़, पटना 


47 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200529 


दीपक सहकारी गृह निर्माण स.लि ., कंकड़बाग , 
पटना - 20 


48 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200530 


प्रभात नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि ., 
विजयनगर, लोहियानगर, पटना - 26 


49 


| 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200531 


| बिहार वित्त सेवा सहकारी गृह निर्माण स. लि . , 

उत्तरी शास्त्रीनगर, बेलीरोड, पटना - 23 


50 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200532 


शिव चंडिका सहकारी गृह निर्माण स. लि ., 
कंकड़बाग, पटना - 20 


51 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200533 


टेलिग्राफ को हा . क . सो. लि . 


52 


पटना 


। 


मसौढ़ी 


OT18PT150534 | पार्क भिउ नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि ., 

समनपुरा, पटना 


53 


पटना 


। 


पटना सदर 


OT18PT200535 


शुभ श्री मिलन सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


54 


पटना 


पटना सदर 


। 


OT18PT200536 


चांदमारी रोड सहकारी उपभोक्ता भंडार लि ., 
चांदमारी रोड, वार्ड नं .- 33, पटना 


55 


। 


पटना 


पटना सदर 


___ OT18PT200537 | सम्राट सहकारी उपभोक्ता भंडार लि ., चांदमारी 

रोड , वार्ड नं . - 33, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 


जिला का 


प्रखंड 


CEDN 


प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 


नाम 


56 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200538 | पटना पेरिस थ्रिफ्ट सेविंग एण्ड क्रेडिट 

को - ऑपरेटिव सो .लि ., कुर्जी, पटना 


57 


पटना 


मनेर 


OT18PT200539 


महिनावां बाग बगीचा सहकारी उपभोक्ता भंडार 
लि ., मनेर 


58 


पटना 


दानापुर 


OT18PT200540 


रामजयपाल नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि ., 
दानापुर 


59 


पटना 


दानापुर 


OT18PT200541 


ललित बुद्धिजीवी सहकारी गृह निर्माण स. लि . , 
दानापुर 


60 


पटना 


दानापुर 


OT18PT200542 | जनता बिहार सहकारी गृह निर्माण स. लि ., दानापुर 


61 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200543 


सी . डी .ए. हाउसिंग को लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200544 


दी पिपुल्स हाउसिंग कन्स्ट्रक्सन सो . लि ., कंकड़बाग, 
पटना 


63 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200545 | पाठ्य पुस्तक सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


64 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200546 | रामनगरी सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


65 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200547 | अलीनगर को . हाउसिंग कन्स्ट्रक्सन सो . लि ., 

अनिसाबाद, पटना 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200548 


वेलफेयर हाउसिंग को .लि ., रोड नं . - 1, शिवपुरम , 
विजयनगर, रूकनपुरा , पटना 


67 


। 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200549 | नव मगध महिला सहकारी उपभोक्ता भं . लि ., पटना 


68 


पटना 


पटना सदर 


OT18PT200550 | कुर्जी होली फेमिली हॉस्पीटल इम्प. को . सो . लि ., 

पटना 


पटना 


पटना 


। 


पटना सदर 


OT18PT200551 


बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर्स क्रडिट एण्ड थ्रिफ्ट 
को . सो . लि ., पटना 


70 


| 


सहरसा 


सत्तर कटैया 


OT18SS070174 | सत्तर कटैया व्यापार मंडल स . स . 


11 


औरंगाबाद 


ओवरा 


OT18AN100231 


रतवार ग्रामोद्योग स . स. लि ., ओवरा, औरंगाबाद 


72 


भागलपुर 


नाथनगर 


OT18BH090319 


| हरिजन खाद्यी हैण्डलूम सिल्क प्रा . बुन. स. स .लि ., 

राघोपुर नाथनगर, भागलपुर 


73 


भागलपुर 


नाथनगर 


OT18BH090320 | नाथनगर ग्रामोदय स. स. लि ., नाथनगर 


74 


भागलपुर 


सबौर 


OT18BH130321 | सृजन महिला विकास स . स . लि ., सबौर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 


क्र० 


जिला का 


प्रखंड 


CEDN 


प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 


नाम 


भागलपुर 


शाहकुण्ड 


OT18BH150322 


दरियापुर प्रा .बु. स. स. लि ., दरियापुर 


भागलपुर 


गोराडिह 


OT18BH030323 


मिरनचक प्रा . बु. स. स. स. लि ., मिरनचक , 
पो . - चकदरिया, भागलुपुर 


दरभंगा 


बहादुरपुर 


OT18DRO20370 


सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट स. स. लि ., 
अमंडा, लहेरियासराय 


सीतामढ़ी । 


बैरगनियां 


OT18ST010310 | सहकारी उपभोक्ता भंडार वार्ड नं : - 3 


सहरसा 


कहरा 


OT18SSO20175 | पेंशनर समाज उपभोक्ता भंडार स . स. लि ., बनगांव 


परिशिष्ट - 2 
परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित समितियों के 
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 


क्र० 


तिथि 
09.10.2013 ( बुधवार ) 


कार्यक्रम 
(i) निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र -1 में 

सूचना का प्रकाशन 
( ii ) नामांकन की तिथि एवं समय 


29.10. 2013 ( मंगलवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


संवीक्षा की तिथि एवं समय 


(iv ) अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि | 


30 .10. 2013 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 
31 .10. 2013 ( बृहस्पतिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
12.11. 2013 ( मंगलवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 
12.11. 2013 ( मंगलवार ) 
( अपराह्न 3 -4 बजे से ) 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


( vi ) मतगणना 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 

परिशिष्ट - 3 

.... समिति , 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए ) 
............. समिति , निबंधन संख्या ....... 

.............. , पता .......... 
...... के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .................... को किया जाना है । 

.........................निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
( i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ................ है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पद 


उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के 

अनुसार उल्लेख करें । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


( ii ) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय... 

. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में ...... 

............ पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक 

.... .... बजे पूर्वाह् से ....... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
_ ( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 


................ को.... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(ii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ... ..... से दिनांक .. 
तक ........... 

........ ...बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक .................... को.... 

... पर ........... बजे पूर्वाह्न से ........... बजे 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( स्थान का नाम ) 


अपराह्न तक की जायेगी । 


( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक............. को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक ........ 

...... पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित 
सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा । 


(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ................... को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा। 


( vii) मतदान केन्द्र 

....... ( पूरा पता ) में अवस्थित होगा । 
( Viii) मतगणना दिनांक.... . .... को ... ........बजे से.. 

....... पर की जायेगी । 


( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


बिहार गजट ( असाधारण), 4 अक्तूबर 2013 


प्रपत्र - 2 
विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों 

की सूची 


प्रखंड : 


जिला : 
केन्द्रीय / शीर्ष समिति का नाम , 

जिससे समिति संबंद्ध है : 
अंतिम प्रकाशित सूची के 
अनुसार मतदाताओं की कुल 
संख्या : 


समिति का कार्य विवरणः 


संवीक्षा की तिथि : DD/ MM/ 


YYYY 


समिति का नाम : 


अध्यक्ष पद 


महिला / पुरूष 


आरक्षण 
कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


मंत्री/ उपाध्यक्ष / सचिव 


महिला / पुरूष 


आरक्षण 
कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


10 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 


* अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 


प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
अनु० जाति/ 

अत्यन्त पिछड़ा 
अनु० जनजाति पिछड़ा वर्ग कोटि 

वर्ग कोटि 
कोटि 


अभ्युक्ति 


सामान्य 
कोटि 


कुल पदों 
की संख्या 
( अध्यक्ष/ 


बिहार गजट ( असाधारण), 4 अक्तूबर 2013 


11 


मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 
छोड़कर ) 


कुल ( पुरूष 
अभ्यर्थियों 
की संख्या ) 

कुल 
( महिला 
अभ्यर्थियों 
की संख्या ) 


कुल 


अभ्यर्थियों 
की संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


प्रपत्र - 3 
विभिन्न सहकारी / स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध / सविरोध निर्वाचित सदस्यों 

की सूची 
जिला : 

प्रखंड : 
कुल मतदाताओं की 

मतदान करने वाले मतदाताओं की 
संख्या : 

संख्या : 
समिति का नामः 

निर्वाचन की तिथि : 


DD/ MM/ 
YYYY 


___ पद 


पद 


नाम 


नाम 


महिला 


आरक्षण कोटि * 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


पुरूष 


अध्यक्ष 


मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव 


अनु० जाति / अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ 
पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 


प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम 
अनु० जाति/ 

अत्यन्त पिछड़ा 
पिछड़ा वर्ग कोटि 

सामान्य कोटि 
अनु० जनजाति कोटि 

वर्ग कोटि 


अभ्युक्ति 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अक्तूबर 2013 


कुल पदों 
की संख्या 
( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 
छोड़कर ) 

कुल 
(निर्वाचित 

पुरूष 
सदस्यों की 
संख्या ) 

कुल 
(निर्वाचित 

महिला 
सदस्यों की 
संख्या ) 

कुल 
निर्वाचित 
सदस्यों की 
संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 785 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


